निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 श्रावण 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 781 ) पटना , सोमवार , 20 अगस्त 2018 

पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचना 

19 मार्च 2018 
सं० प्र0 - 7 / नियम - 3 / 2017 - 2183 ( s ) - संविधान के अनुच्छेद - 166 (3 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता भाग - 1 (1958 ) ( समय - समय पर यथा संशोधित ) में 
निम्नलिखित संशोधन तुरंत के प्रभाव से करते है : 

1. उक्त संहिता के नियम 292 का उपनियम xii तथा नियम 293 का उपनियम xi क्रमशः निम्नलिखित द्वारा 
प्रतिस्थापित किया जाता है: 
शक्तियों का स्वरूप शक्तियों की सीमा 

अभ्युक्ति 
292 XII - भवनों का 

उद्धवंश | निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए पूर्ण शक्ति : 
लोक निधि से निर्मित | (1 ) कोई भवन तब तक ध्वस्त नहीं किया जायेगा जब तक 

कि वह खतरनाक हालत में न हो या मरम्मत के लायक न 
निरीक्षण बंगलों के हो । 
ध्वंश / निबटाव की मंजूरी | (i) यह शक्ति वैसे मामलों में भी लागू होगी , जिसमें एक ही 
देना । अहाता में स्थित अनेक अलग - अलग भवनों को उद्धवस्त 

मुख्य अभियंता 
करने की बात हो , जिसका कुल खर्च यथा मूल्यांकन किया 
गया हो । 
(ii ) जब किसी भवन का एक हिस्सा उद्धवस्त करने हेतु 
प्रस्तावित हो तो पूरे भवन के मूल्य को ध्यान में रखा 
जायेगा न कि केवल उद्धवस्त होने वाले हिस्से का । 
(iii ) कार्य, निविदा के माध्यम से निष्पादित किया जायेगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 20 अगस्त 2018 


शक्तियों का स्वरूप शक्तियों की सीमा 

अभ्यक्ति 
293 XI - भवनों का निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए ₹70. 00 लाख के 
उद्धवंश 

मूल्य तक : 
लोक निधि से निर्मित | (1 ) कोई भवन तब तक ध्वस्त नही किया जायेगा जब तक 
सरकारी भवनों और | कि वह खतरनाक हालत में न हो या मरम्मत के लायक न 
निरीक्षण बंगलों के | हो । 
ध्वंश / निबटाव की मंजूरी | (2 ) यह शक्ति वैसे मामलों में लागू न होगी, जिसमें एक ही 
देना । अहाते में स्थित , कुल ₹70.00 लाख से 

अधीक्षण 
ऊपर की लागत वाले अनेक अलग - अलग भवनों को 

अभियंता 
उद्धवस्त करना प्रस्तावित हो । 
( 3) जब किसी भवन का एक हिस्सा उद्धवस्त करने हेतु 
प्रस्तावित हो तब पूरे भवनों के मूल्य को ध्यान में रखा 
जायेगा, न कि केवल उद्धवस्त होने वाले हिस्से का । 

( 4) कार्य, निविदा के माध्यम से निष्पादित किया जायेगा । 
2. उक्त संहिता के नियम 294 के उपनियम ix के खण्ड (xvii ) के बाद निम्नलिखित नया खण्ड 
( xviii ) जोड़ा जाता है : 
शक्तियों का स्वरूप शक्तियों की सीमा 

अभ्युक्ति 
294 IX ( xviii ) - भवनों 
का उद्धवंश 

निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए ₹3.50 लाख के 
लोक निधि से निर्मित | मूल्य तक : 
सरकारी भवनों और | (1 ) कोई भवन तब तक ध्वस्त न किया जाय जब तक कि 
निरीक्षण बंगलों के | वह खतरनाक हालत में न हो या मरम्मत के लायक न हो । 
ध्वंश / निबटाव की मंजूरी | ( 2) यह शक्ति वैसे मामले में लागू न होगी , जिसमें एक ही 
देना । 

अहाते में स्थित कुल ₹3.50 लाख से ऊपर की लागत वाले 
अनेक अलग - अलग भवनों को उद्धवस्त करना प्रस्तावित 
हो । 

कार्यपालक 
( 3) जब किसी भवन का एक हिस्सा उद्धवस्त करने हेतु 

अभियंता 
प्रस्तावित हो तब पूरे भवन के मूल्य को ध्यान में रखा 
जायेगा , न कि केवल उद्धवस्त होने वाले हिस्से का । 
( 4 ) कार्य, निविदा के माध्यम से निष्पादित किया जायेगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आलोक कुमार, 

संयुक्त सचिव ( प्र0को०) । 
The 19th March 2018 
___ No. Pra. 07/ Niyam- 03/ 2017 -2183(s ) — In exercise of the powers conferred under Article 
166 ( 3) of the Constitution of India , the Governor of Bihar is pleased to make the following 
amendments in the Bihar Public Works Department Code , Volume- 1 ( 1958 ) ( as amended from time 
to time) with immediate effect : 

1. Subrule xii of rule 292 and Subrule xi of rule 293 of the said code is subtituted by the 
following respectively : 
Nature of powers 

Limit of Powers 

Remarks 
292 XII - Dismantlement 
of Buildings 

Full Power subject to the following 
To 

Sanction | restrictions : 
demolition/ disposal of | ( 1 ) No building shall be demolished 
Public Building and unless it is in dangerous condition or 
inspection bungalows repairable . 
Constructed from Public | (i) This Power shall apply to such Chief Engineer. 
funds . 

cases in which the dismantlement of 
several individual buildings situated in 
a compound , the total cost of which is 
as evaluated . 


PER TOT ( 3XITETUT ), 20 T 


2018 


Remarks 


Nature of powers 

Limit of Powers 
( ii ) When it is proposed to dismantle a 
portion of the building , the value of the 
entire building should be taken into 
consideration , not the portion to be 
dismantled only. 
(iii ) The work shall be executed 

through tender. 
293 XI - Dismantlement Up to 370 .00 Lakh subject to the 
of Buildings 

following restrictions : 
To Sanction demolition / (1 ) No building shall be demolished 
disposal of Public unless it is in dangerous condition or 
Building and inspection repairable . 
bungalows Constructed (2 ) This Power shall not apply to 
from Public funds. 

such cases in which the dismantlement 
of several individual buildings situated 
in a compound the total cost of which 
exceeds 370 .00 Lakh . 
(3 ) When it is proposed to dismantle a 
portion of the building , the value of the 
entire building should be taken into 
consideration , not the portion to be 
dismantled only . 
(4 ) The work shall be executed through 
tender . 


Superintending 

Engineer. 


2 . The following new clause (xviii) shall be added after caluse (xvii) of subrule ix of rule 
294 of the said code : 
Nature of powers 

Limit of Powers 

Remarks 
294 IX (xviii) Up to 3.5 Lakh subject to the following 
Dismantlement of restrictions : 
Buildings 

( 1) No building shall be demolished unless it 
To Sanction demolition is in dangerous condition or repairable . 
disposal of Public ( 2) This Power shall not apply to such cases 
Building and inspection in which the dismantlement of several 
bungalows Constructed individual buildings situated in a compound the 
from Public funds. 

total cost of which exceeds Rs . 3.5 Lakh . 
( 3 ) When it is proposed to dismantle a portion 
of the building , the value of the entire building Executive 
should be taken into consideration , not the Engineer 
portion to be dismantled only. 
(4 ) The work shall be executed through tender . 

By order of the Governor of Bihar , 

ALOK KUMAR , 
Joint Secretary(Management Cell ). 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER TOTT (3RATERUT ) 781-571 + 1000 - stoctonton 

Website : http : //egazette .bih .nic . in 


